सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -515 राँची , शुक्रवार , 


1 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
16 अगस्त , 

2021 


> 


संख्या- 3 / नि ० सं०-09-08 / 2017 का . 4003 -- निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 690/03 , गृह जिला- नवादा ) , को अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

ii . श्री कुमार अपने कार्यों के साथ निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

iii . श्री कुमार की निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना , झारखण्ड , राँची के पद के प्रभार ग्रहण की 
तिथि 15.03.2021 से आज दिनांक 16.08.2021 तक की अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित 
किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


7 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 515 -- 

50 


